निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 377 ) 


7 श्रावण 1933 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 29 जुलाई 2011 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

27 मई 2011 
सं0 7 / स्था - 1 - 3 - 03 / 2005सा0प्र0 - 5948 — श्री महजर इमाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति विशेष 
सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग , बिहार, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर में 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 7 / स्था -1 - 3- 03 / 2005 सा0प्र0 - 5949 — श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, 
भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आरा में अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं0 7 / स्था - 1 - 3 - 03 / 2005सा0प्र0 - 5950 — श्री रूद्र प्रकाश मिश्रा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सासाराम में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 7 / स्था -1 - 3 - 03 / 2005सा0प्र0.- 5951 - श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 जुलाई 2011 


सं0 7 / स्था -1 - 3- 03 / 2005सा0प्र0 - 5952 — श्री अरूण कुमार झा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
मोतीहारी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद 
में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


सरयुग प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 377 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


